निबंधन संख्या पी 0टी0-40 


YA 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


संख्या 26 


पटना , 


5 आषाढ़ 1935 ( श ० ) 
बुधवार, 

2013 ( ई ० ) 


26 जून 


पृष्ठ 


भाग -1 — नियुक्ति , पदस्थापन , बदली, शक्ति , छुट्टी 

और अन्य व्यक्तिगत सूचनाएं । 
भाग -1- क स्वयंसेवक गुल्मों के समादेष्टाओं के 

आदेश । 


विषय - सूची 
पृष्ठ 

भाग- 5 — बिहार विधान मंडल में पुर : स्थापित 
2-7 

विधेयक , उक्त विधान मंडल में उपस्थापित 
या उपस्थापित किये जानेवाले 

प्रवर 
समितियों के प्रतिवेदन और उक्त विधान 
मंडल में पुरःस्थापन के पूर्व प्रकाशित 
विधेयक । 


भाग -1- ख – मैट्रीकुलेशन , आई 0 ए0 , आई ० एससीo , 

बी 0 ए 0 , बी ० एससी , एम 0 ए 0 , 
एमएससी० , लॉ भाग-1 और 

2 , 
एम 0 बी 0 बी 0 एस 0 , बी ० एस ० ई ० , डीप ० - इन 
एड 0 , एम 0 एस 0 और मुख्तारी परीक्षाओं के 
परीक्षा- फल , कार्यक्रम, छात्रवृत्ति प्रदान , 
आदि । 


भाग- 7 – संसद के अधिनियम जिनपर राष्ट्रपति की 

ज्येष्ठ अनुमति मिल चुकी है । 
भाग- 8 – भारत की संसद में पुर: स्थापित विधेयक , 

संसद में उपस्थापित प्रवर समितियों के 
प्रतिवेदन और संसद में उपस्थापित प्रवर 
समितियों के प्रतिवेदन और संसद में 
पुर : स्थापन के पूर्व प्रकाशित विधेयक । 


भाग-1 - ग —शिक्षा संबंधी सूचनाएं , परीक्षाफल आदि 


भाग- 2 — बिहार - राज्यपाल और कार्याध्यक्षों द्वारा 

निकाले गये विनियम , आदेश , अधिसूचनाएं 
और नियम आदि । 

8-10 


भाग- 9 - विज्ञापन 


भाग - 9- क — वन विभाग की नीलामी संबंधी सूचनाएं 


भाग - 3 — भारत सरकार , पश्चिम बंगाल सरकार और 

उच्च न्यायालय के आदेश , अधिसूचनाएं 
और नियम, भारत गजट और राज्य 
गजटों के उद्धरण । 


भाग - 9 - ख - निविदा सूचनाएं , परिवहन सूचनाएं , 

न्यायालय सूचनाएं और सर्वसाधारण 
सूचनाएं इत्यादि । 

11-11 


पूरक 


भाग - 4 - बिहार अधिनियम 


पूरक - क 


12-12 


2 


बिहार गजट , 26 जून 2013 


भाग -1 
नियुक्ति , पदस्थापन , बदली, शक्ति , छुट्टी और अन्य वैयक्तिक सूचनाएं 


पटना उच्च न्यायालय 


2 


1 
1 


अधिसूचनाएं 

10 अप्रील 2013 
सं ० 249 नि 0 — दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा -13 की उप - धारा (1) अधिनियम 2 (1974) द्वारा प्रदत्त शक्तियों 
का प्रयोग करते हुए उच्च न्यायालय निम्न तालिका के स्तंभ -2 में उल्लिखित कार्यपालक पदाधिकारी को न्यायालय की 
अधिसूचना की तिथि से एक वर्ष के लिए बिहार परीक्षा संचालन अधिनियम 1981 के अधीन उन वादों को जिन्हें वे दंड प्रक्रिया 
संहिता, 1973 के अंतर्गत क्षमतापूर्वक निष्पादित कर सकते हैं के निष्पादन हेतु तालिका के स्तंभ -3 में उल्लिखित क्षेत्राधिकार के 
लिए द्वितीय श्रेणी का विशेष न्यायिक दंडाधिकारी नियुक्त करता है । 

उन्हें यथाकथित संहिता की धारा -261 के अंतर्गत बिहार परीक्षा संचालन अधिनियम , 1981 में वर्णित वादों के संक्षिप्त 
विचारण के लिए द्वितीय श्रेणी के न्यायिक दंडाधिकारी की शक्तियाँ भी प्रदान की जाती है । 

उन्हें अपने क्षेत्राधिकार के अंतर्गत उन वादों में जिसका निष्पादन करने के लिए उन्हें प्राधिकृत किया गया है, संज्ञान 
लेने की शक्तियाँ भी प्रदान की जाती है । 
कम दण्डाधिकारी का नाम , पदनाम एवं स्थान जहाँ वे पदस्थापित हैं । क्षेत्राधिकार जहाँ के लिए 
सं ० 

शक्तियाँ प्रदान की जाती है । 

3 
श्री सोमेश बहादुर माथुर, अनुमण्डल दण्डाधिकारी , सिवान 

सिवान अनुमण्डल 
2 श्री रामबाबु बैठा, वरीय उपसमाहर्ता, सिवान 

सिवान अनुमण्डल 
श्री प्रमोद कुमार राम, अनुमण्डल दण्डाधिकारी महाराजगंज 

महाराजगंज अनुमण्डल 
4 श्री सुबोध कुमार, भूमि सुधार उपसमाहर्ता महाराजगंज 

महाराजगंज अनुमण्डल 
5 श्री महेश कुमार दास, अनुमण्डल दण्डाधिकारी, सदर, मुंगेर 

सदर अनुमडल 
श्री कौशलेन्द्र कुमार, अनुमण्डल दण्डाधिकारी, तारापुर 

तारापुर अनुमण्डल 
श्री सलीम अख्तर , अनुमण्डल दण्डाधिकारी, खड़गपुर 

खड़गपुर अनुमण्डल 
श्री चन्द्रशेखर सिंह, अनुमण्डल पदाधिकारी, हाजीपुर 

हाजीपुर अनुमण्डल 
श्री ज्योति कुमार, अनुमण्डल पदाधिकारी, महुआ 

महुआ अनुमण्डल 
श्री चित्रगुप्त कुमार, अनुमण्डल पदाधिकारी, महनार 

महनार अनुमण्डल 
11 श्री राजेश कुमार, भूमि सुधार उपसमाहर्ता, हाजीपुर 

हाजीपुर अनुमण्डल 
श्री नजर हुसैन , भूमि सुधार उपसमाहर्ता, महुआ 

महुआ अनुमण्डल 
13 श्री नदीमुल गफ्फार सिद्दीकी, भूमि सुधार उपसमाहर्ता, महनार 

महनार अनुमण्डल 
14 श्रीमती नीलिमा सिन्हा, कार्यपालक दण्डाधिकारी , हाजीपुर 

हाजीपुर अनुमण्डल 
श्रीमती कुमारी सीमा यादव, कार्यपालक दण्डाधिकारी, हाजीपुर 

हाजीपुर अनुमण्डल 
श्री सुमेन्द्र कुमार, कार्यपालक दण्डाधिकारी, महुआ 

महुआ अनुमण्डल 
श्री राम अशीष राम, कार्यपालक दण्डाधिकारी , महनार 

महनार अनुमण्डल 


3 


6 


7 


8 


9 


10 


12 


15 


16 


17 


उच्च न्यायालय के आदेश से , 
बिरेन्द्र कुमार, महानिबंधक । 


The 10th April 2013 
No. 249 A —In exercise of powers conferred upon the High Court under Sub -Section (i) of Section 
13 of the Code of Criminal Procedure , 1973 (Act 2 of 1974) the Executive Officers , named in column no.2 
of the table given below are appointed as special Judicial Magistrate 2nd Class for a period of one year with 
effect from the date of notification within the territorial jurisdiction mentioned against their names in 
column no.3 of the table , to try the cases under the BIHAR CONDUCT OF EXAMINATION ACT, 1981 
which they can competently try under the code of Criminal Procedure , 1973 . 

These Officers are also vested with the powers conferrable on a Judicial Magistrate of the 2nd Class 


बिहार गजट , 26 जून 2013 


3 


1 


to try summarily the cases under the BIHAR CONDUCT OF EXAMINATION ACT, 1981 as are covered 
by Section 261 of the Cr.P.C. 

They are also conferred with the powers to take cognizance of such cases which they have been 
authorized to try their respective Territorial jurisdiction . 
Si. Name of officer with designation and places of posting 

Jurisdiction for which 
No. 

powers are vested 
2 

3 
Sri Somesh Bahadur Mathur, Sub -DivisionalMagistrate, Siwan Siwan Sub - Division 
2 Sri Ram Baboo Baitha , Senior Deputy Collector, Siwan 

Siwan Sub - Division 
3 Sri Pramod Kumar Ram , Sub DivisionalMagistrate, Maharajganj Maharajganj Sub -Division 
4 Sri Subodh Kumar, L.R.D.C., Maharajganj 

Maharajganj Sub -Division 
5 Sri Mahesh Kumar Das , Sub - DivisionalMagistrate , Sadar, 

Sadar Sub - Division 
Munger 
6 Sri Kaushalendra Kumar, Sub - Divisional Magistrate , Tarapur Tara Pur Sub - Division 
7 Sri Saleem Akhtar, Sub DivisionalMagistrate , Kharagpur 

Kharagpur Sub -Division 
8 Sri Chandra Shekhar Singh , S.D.O., Hajipur 

Hajipur Sub -Division 
9 Sri Jyoti Kumar, S.D.O., Mahua 

Mahua Sub -Division 
10 Sri Chitragupta Kumar, S.D.O., Mahnar 

Mahnar Sub -Division 
11 Sri Rajesh Kumar , L.R.D.C., Hajipur 

Hajipur Sub -Division 
12 Sri Nazar Hussain, L.R.D.C , Mahua 

Mahua Sub - Division 
13 Sri NadimulGaffar Siddiqui, L.R.D.C., Mahnar 

Mahnar Sub -Division 
14 Smt. Nileema Sinha, ExecutiveMagistrate , Hajipur 

Hajipur Sub -Division 
15 Smt. Kumari Seema Yadav, Executive Magistrate, Hajipur 

Hajipur Sub - Division 
16 Sri Sumendra Kumar, Executive Magistrate , Mahua 

Mahua Sub - Division 
17 Sri Ram Ashish Ram , Executive Magistrate , Mahnar 

Mahnar Sub -Division 


By orders of High Court, 
BIRENDRA KUMAR , Registrar General. 


1973 के 


15 अप्रैल , 2013 
सं ० 257 नि 0 - दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा -13 की उप - धारा (1 ) अधिनियम 2, 1974 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का 
प्रयोग करते हुए उच्च न्यायालय निम्न तालिका के स्तंभ 2 में उल्लिखित कार्यपालक पदाधिकारी को न्यायालय की अधिसूचना की 
तिथि से एक वर्ष के लिए बिहार परीक्षा संचालन अधिनियम 1981 के अधीन उन वादों को जिन्हें वे दंड प्रक्रिया संहिता, 
अंतर्गत क्षमतापूर्वक निष्पादित कर सकते हैं के निष्पादन हेतु तालिका के स्तंभ -3 में उल्लिखित क्षेत्राधिकार के लिए द्वितीय श्रेणी 
का विशेष न्यायिक दंडाधिकारी नियुक्त करता है । 

उन्हें यथाकथित संहिता की धारा -261 के अंतर्गत बिहार परीक्षा संचालन अधिनियम , 1981 में वर्णित वादों के संक्षिप्त 
विचारण के लिए द्वितीय श्रेणी के न्यायिक दंडाधिकारी की शक्तियाँ भी प्रदान की जाती है । 

उन्हें अपने क्षेत्राधिकार के अंतर्गत उन वादों में जिसका निष्पादन करने के लिए उन्हें प्राधिकृत किया गया है, संज्ञान 
लेने की शक्तियाँ भी प्रदान की जाती है । 
क्रम दण्डाधिकारी का नाम, पदनाम एवं स्थान जहाँ वे पदस्थापित हैं 

क्षेत्राधिकार जहां के लिए 
संख्या 

शक्तियाँ प्रदान की जाती है 


1 


2 


3 


1 . 


भभुआ जिला 
भभुआ अनुमंडल 


2 . 


3 . 


श्री सुरेश कुमार सिन्हा, जिला परिवहन पदाधिकारी, कैमुर (भभुआ ) 
श्री सत्येन्द्र कुमार, अनुमंडल पदाधिकारी, भभुआ 
श्री राकेश रंजन, अनुमंडल पदाधिकारी, मोहनिया 
श्री राजाराम रामचद्र राम, भूमि सुधार उप - समाहर्ता, भभुआ 
श्री संजीव कुमार, भूमि सुधार उप समाहर्ता, मोहनिया 


4 . 


मोहनिया अनुमंडल 
भभुआ अनुमडल 
मोहनिया अनुमंडल 


5 . 


उच्च न्यायालय के आदेश से, 
बिरेन्द्र कुमार, महानिबंधक । 


4 


बिहार गजट , 26 जून 2013 


The 15th April 2013 
No. 257 A- In exercise of powers conferred upon the High Court under Sub- Section (i) of 
Section 13 of the Code of Criminal procedure, 1973 ( Act 2 of 1974 ) the Executive Officers , named 
in column no.2 of the table given below are appointed as special Judicial Magistrate 2nd Class for a 
period of one year with effect from the date of notification within the territorial jurisdiction 
mentioned against their names in column no.3 of the table , to try the cases under the BIHAR 
CONDUCT OF EXAMINATION ACT, 1981. Which they can competently try under the code of 
Criminal Procedure , 1973 . 

These Officers are also vested with the powers conferrable on a Judicial Magistrate Class 
to try summarily the cases under the BIHAR CONDUCT OF EXAMINATION ACT, 1981, as are 
covered by Section 261 of the Cr. Pc . 

They are also conferred with the powers to take cognizance of such cases which they have 
been authorized to try their respective Territorial Jurisdiction . 
Sl. No. Name of officer with designation and places of posting 

Jurisdiction for which 
powers are vested 


2nd 


1 


2 


3 


1 . 


Sri Suresh Kumar Sinha ,D.T.O ., Kaimur ( Bhabhua ) 


Bhabhua District 


Sri Satyendra Kumar , S.D.O., Bhabhua 


Bhabhua Sub - Division 


2 . 

3 . 


Sri Rakesh Ranjan , S.D.O.,Mohania 


Mohania Sub - Division 


4 . 


Sri Rajaram Ram Chandra Ram , L.R.D.C., Bhabhua 


Bhabhua Sub - Division 


5 . 


Sri Sanjeev Kumar L.R.D.C., Mohania 


Mohania Sub - Division 


By orders of High Court, 
BIRENDRA KUMAR , Registrar General. 


क्रम 


17 अप्रैल 2013 
सं ० 259 नि 0 - निम्न तालिका के स्तम्भ -2 में उल्लिखित न्यायिक पदाधिकारी ( असैनिक न्यायाधीश कनीय कोटि ) को 
तालिका के स्तम्भ -3 में निर्देशित जजी एवं स्थान पर एवं स्तम्भ -4 में दी गई स्थानांतरण श्रृंखला में अपने न्यायिक कार्य के 
अतिरिक्त प्रशासनिक कार्य करने के लिए व्यवहार न्यायालय के निबंधक / प्रभारी न्यायाधीश के रूप में नियोजन के लिए अपर 
मुंसिफ नियुक्त किया जाता है । 
पदाधिकारी का नाम, पदनाम एवं वर्तमान अ ) नए स्थान का पदनाम 

स्थानांतरण की श्रृंखला 
संख्या पदस्थापन का स्थान , जजी सहित ब ) साधारणतः अधिष्ठित रहने का स्थान 
स ) जजी जहाँ नियुक्त किए जाते हैं 

4 
1 . श्री शुशील कुमार दीक्षित, मुंसिफ , गया अ) अपर मुंसिफ 

शिवहर जजी की 
ब ) शिवहर 

स्थापना के फलस्वरूप 
स ) शिवहर 


1 


2 


3 


उच्च न्यायालय के आदेश से , 
बिरेन्द्र 

कुमार , महानिबंधक । 


The 17th April 2013 
No. 259 A— The Judicial Officers of the rank of Civil Judge (Junior Division ) named in column no . 
2 of the table given below is hereby appointed as Additional Munsif to be employed as Registrar/ Judge 
Incharge , Civil Courts, to do the Administrative work in addition to his Judicial functions in the Judgeship as 


बिहार गजट, 26 जून 2013 


5 


mentioned in column no . 3 and in the chain specified in column no . 4 against his name of the table : 


Chain of transfer 


SI. 
No. 


Name of the Officer with 
designation and place of 

posting . 


a ) Designation at the new 

station. 
b ) Place where the officer is to 

be stationed . 
c ) Name of the Judgeship in 

which posted on transfer 


1 . 


2 . 


3 . 


4 . 


6 . 


Sri Sushil Kumar Dikshit 
Munsif,Gaya 


( a ) AdditionalMunsif 
(b ) Sheohar 
( c ) Sheohar 


Consequent upon 
establishment of 
Sheohar Judgeship . 


By orders of High Court, 
BIRENDRA KUMAR , Registrar General. 


ग्रामीण विकास विभाग 


अधिसूचना 

13 जून 2013 
सं 0 ग्रा 0वि0-3 / स्था0-1-06 / 13 सं 0 151985 – प्रखंड विकास पदाधिकारी के पद पर प्रतिनियुक्ति के 
आधार पर पदस्थापित निम्नांकित पदाधिकारियों की सेवाएँ उनसे प्राप्त अभ्यावेदन के आलोक में उनके 
पैतृक विभाग को वापस किया जाता है: 


क्र . 


RDD - ID NO . 


पदाधिकारी का नाम एंव पदनाम 


पैतृक विभाग का नाम 


सं . 


1 


2 


3 


4 


1 


RDD/ 000270 


अनु.जाति एवं अनु . जनजाति 

कल्याण विभाग 


फुल्लीडुमर , बांका 


RDD / 000718 


2 


श्रम संसाधन विभाग 


श्री केदारनाथ प्रसाद , 
प्रखंड विकास पदाधिकारी, 

श्री चन्द्र भूषण ठाकुर , 
प्रखंड विकास पदाधिकारी , महिषी , सहरसा 

श्री अरूण कुमार , 
प्रखंड विकास पदाधिकारी, महुआ, वैशाली 
श्री शशि 

कुमार सिन्हा , 
प्रखंड विकास पदाधिकारी, पताही, पूर्वी 


RDD/ 000329 


3 


अनु.जाति एवं अनु . जनजाति 

कल्याण विभाग 


RDD/ 000211 


4 


अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय 
( योजना एवं विकास विभाग ) 


चम्पारण 


RDD/ 001291 


5 


सहकारिता विभाग 


श्री बीरेन्द्र चौधरी, 
प्रखंड विकास पदाधिकारी, गुठनी, सिवान 

श्री रमण कुमार ओझा , 
प्रखंड विकास पदाधिकारी, लखनौर , मधुबनी 


RDD/ 000651 


6 


श्रम संसाधन विभाग 


6 


बिहार गजट , 26 जून 2013 


क्र . 


RDD - ID NO . 


पदाधिकारी का नाम एंव पदनाम 


पैतृक विभाग का नाम 


सं . 


1 


2 


3 


4 


7 


9 


RDD/ 001886 

श्री कमलेश प्रसाद , 
प्रखंड विकास पदाधिकारी , रामगढ़, कैमूर 

कृषि विभाग 
RDD / 000236 

श्रीमती गीता सिन्हा, 
8 

ग्रामीण विकास विभाग 
प्रखंड विकास पदाधिकारी, पोठिया , किशनगंज 
RDD/ 002304 श्री प्रताप नारायण सिंह, 

सहकारिता विभाग 
प्रखंड विकास पदाधिकारी, टेढागाछी , किशनगंज 
2. यह आदेश तत्कालिक प्रभाव से लागू होगा | 

3. जिला पदाधिकारी तत्कालिक व्यवस्था के तहत निकटवर्ती ऐसे प्रखंड विकास पदाधिकारी को 
प्रभार दिलाना सुनिश्चित करेंगे, जिनका पदस्थापन दिनांक 30.06.10 के बाद हुआ हो । 

4. उपरोक्त तालिका में अंकित पदाधिकारी विरमित होकर अपने पैतृक विभाग में योगदान करेंगे । 
5. उपरोक्त पदाधिकारी वेतन आदि अपने पैतृक विभाग से प्राप्त करेंगे । 

बिहार - राज्यपाल के आदेश से , 
मिथिलेश कुमार सिंह , अपर सचिव । 


निर्वाचन विभाग 


अधिसूचना 

18 जून 2013 
सं 0 ई2-2-13 / 2012-38 — निर्वाचन विभाग, बिहार , पटना की अधिसूचना सं0 31 - सहपठित ज्ञापांक 2967 दिनांक 21.05.2013 द्वारा श्री 
भरत लाल बैठा (वरीयता क्रमांक -6/2004 , गृह जिला- सारण) उप –निर्वाचन पदाधिकारी, रोहतास (सासाराम) को उप -मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, 
वेतनमान पी 0 बी0-3 , ₹ 15,600-39,100 / - ग्रेड पे ₹ 7,600 / - के पद पर दी गयी प्रोन्नति के आलोक में श्री भरत लाल बैठा को उप -मुख्य निर्वाचन 
पदाधिकारी, मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, बिहार- सह -प्रधान सचिव, निर्वाचन विभाग, बिहार, पटना के कार्यालय के रिक्त पद पर पदस्थापित किया 
जाता है । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से . 
आर० के ० प्रसाद , संयुक्त सचिव । 


लोकायुकत का कार्यालय 


अधिसूचना 

10 मई 2013 
सं0 3 / लोक( स्था o) 07 / 2013-244 — बिहार लोकायुक्त ( सेवा शर्ते) नियमावली 1974 के नियम 23 एवं 24 के आलोक 
में इस कार्यालय में रिक्त लोकायुक्त के उप - सचिव के पद पर श्री विश्वनाथ प्रसाद श्रीवास्तव , लोकायुक्त के अवर सचिव 
( सहायक सम्वर्ग) को वेतनमान् 15600-39100 रू 0 ग्रेड पे0-7600 पी 0 बी0-3 में योगदान की तिथि से प्रोन्नति दी जाती है । 

बिहार - लोकायुक्त के आदेश से , 

( ह ० ) अस्पस्ट, 
लोकायुक्त के संयुक्त सचिव - सह - प्रभारी प्रधान सचिव । 


बिहार गजट , 26 जून 2013 


7 


पर्यावरण एवं वन विभाग 


अधिसूचना 

12 जून 2013 
सं 0 भा ० व० से ०( स्था o)(02) -21 / 1998-2139 / प 0 व 0 — भारत सरकार पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के पत्रांक 
20019 / 01 / 2000-I.ES (ii ) दिनांक 18.11.2002 द्वारा निर्गत दिशा निर्देश के आलोक में भा ० व 0 से 0 के वरीय वेतनमान के 
पदाधिकारी श्री कमलजीत सिंह , भा 0 व0 से 0 ( 2004) को दिनांक 01.01.13 के प्रभाव से कनीय प्रशासनिक कोटि (Junior 
Administrative Grade) वेतनमान 15600-39100 , ग्रेड पे -7600 में प्रोन्नति दी जाती है । 
2. इस आदेश का आपसी वरीयता पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से . 
वीरेन्द्र कुमार सिन्हा, अवर सचिव । 


अधीक्षक, 

सचिवालय मुद्रणालय , 
बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट, 14-571 + 100 - डी टी 0 पी 0 । 

Website : http://egazette.bih.nic.in 


8 


बिहार गजट , 26 जून 2013 


भाग -2 


बिहार - राज्यपाल और कार्याध्यक्षों द्वारा निकाले गये विनियम, आदेश , 

अधिसूचनाएं और नियम आदि । 


कला, संस्कृति एवं युवा विभाग 


अधिसूचना 

13 जून 2013 
सं 0 संख्या 2 / स.का.3–42 / 2006 ( खण्ड ) 625 — कलाकार कल्याण कोष से कलाकारों को वित्तीय सहायता प्रदान 
करने हेतु पूर्व निर्गत अधिसूचना सं0 1927 दिनांक 27.06.2012 के कंडिका 2 में निर्धारित अनुशंसा समिति के आलोक में वित्तीय 
वर्ष 2013-14 के लिए अनुशंसा समिति निम्नवत गठित किया जाता है : 

पदेन अध्यक्ष 
(i) सचिव / प्रधान सचिव, कला, संस्कृति एवं युवा विभाग, पटना 

पदेन सदस्य 
(ii) संयुक्त सचिव, कला, संस्कृति एवं युवा विभाग, पटना 
( iii ) अध्यक्ष, बिहार संगीत नाटक अकादमी, पटना 

पदेन सदस्य 

पदेन सदस्य 
(iv ) अध्यक्ष, बिहार ललित कला अकादमी, पटना 
( v ) निदेशक ( सांस्कृतिक कार्य) कला, संस्कृति एवं युवा विभाग 

पदेन सदस्य सचिव 
( vi ) विभागीय आंतरिक वित्तीय सलाहकार 

पदेन सदस्य 

पदेन सदस्य 
( vii ) स्वास्थ्य विभाग के एक प्रतिनिधि ( उप - सचिव स्तर) 
( viii) श्री अनिल कुमार सिन्हा, पटना-(वरिष्ठ कलाकार) चाक्षुष कला 

सदस्य 
( ix ) श्री अभय सिन्हा, पटना- ( वरिष्ठ रंगकर्मी) प्रदर्श कला 

सदस्य 
नोट: -कंडिका आठ और नौ के कला मर्मज्ञों का मनोनयन एक वर्ष के लिए होगा । 
2. पूर्व निर्गत अधिसूचना संख्या 1927 दिनांक 27.06.2012 . एवं 3257, दिनांक 21.11.2012 की शेष कंडिकाएं यथावत 


.. 


रहेगी । 


बिहार - राज्यपाल के आदेश से , 
डॉ 0 महेश्वर प्रसाद सिंह , संयुक्त सचिव । 


मुख्य अभियन्ता ( उत्तर ) का कार्यालय 
नलकूप प्रभाग , लघु जल संसाधन विभाग, मुजफ्फरपुर । 


कार्यालय - आदेश 

15 मई 2013 
सं ० स्था0-3, बी -04 / 13-805 — सरकार के अवर सचिव , लघु सिंचाई विभाग , बिहार, पटना का 
पत्रांक -1661 दिनांक 02.04.07 में निहित सरकार के आदेश के अनुपालन में स्व 0 राम संजीवन शर्मा भूतपूर्व नलकूप 
चालक नलकूप प्रमण्डल मुजफ्फरपुर के आश्रित पुत्र श्री पंकज कुमार को नलकूप प्रमंडल मुजफ्फरपुर अन्तर्गत 
निम्न वर्गीय लिपिक के रिक्त पद पर अस्थायी रूप से वेतनमान 5200-20200, ग्रे ० पे0 1900 रूपये तथा सरकार 
द्वारा समय - समय पर स्वीकृत अन्य भत्तों के साथ अनुकम्पा के आधार पर औपबधिक रूप से नियुक्त किया जाता 
है , जिसे बिना कारण बताये रद् किया जा सकता है । 

2. श्री पंकज कुमार पत्र प्रप्ति के 15 दिनों के अन्दर निश्चित रूप से अपने नव नियुक्त पद पर योगदान 
देंगे । योगदान के समय इन्हें किसी असैनिक शल्य चिकित्सक / जिला चिकित्सा पदाधिकारी द्वारा प्रदत्त स्वास्थता 
प्रमाण - पत्र, आय प्रमाण - पत्र, विवाह में तिलक दहेज का लेन - देन नहीं करना, न्यायालय में सजा प्राप्ति नहीं होने 
,न्यायालय में फौजदारी मुकदमा लम्बित नहीं रहने तथा स्व 0 राम संजीवन शर्मा के परिवार के आश्रित सदस्यों का 
भरण - पोषण करने संबंधी अद्यतन शपथ - पत्र आदि मूल कागजात कार्यपालक अभियन्ता नलकूप प्रमंडल मुजफ्फरपुर 
के समक्ष प्रस्तुत करना होगा, जिसकी जाँच कार्यपालक अभियन्ता करेगे तथा इसे सही पाये जाने पर ही योगदान 
स्वीकृत किया जायेगा । 


बिहार गजट, 26 जून 2013 


9 


3. शैक्षणिक योग्यता प्रमाण - पत्र, मृत्यु प्रमाण - पत्र /जिला अनुकम्पा समिति द्वारा अनुशंसित पत्र का 
सत्यापन कार्यपालक अभियन्ता द्वारा कर ली जायेगी । 

4. कार्मिक एवं प्रशसनिक सुधार विभाग का परिपत्र संख्या -13293 दिनांक 05.10.91 का कंडिका -1 ( ख ) 
के अनुसार मृत सरकारी सेवक की नियुक्ति स्वीकृति पद के विरूद्ध विधिवत की गई थी , का सत्यापन कार्यपालक 
अभियन्ता द्वारा कर ली जायेगी । 

5. कार्मिक एवं प्रशसनिक सुधार विभाग का परिपत्र संख्या -13293 दिनांक 05.10.91 की कंडिका -7 के 
अनुसार नियुक्त किये जा रहे व्यक्ति के विरूद्ध यदि मृतक सरकारी सेवक के आश्रित परिवार के भरण -पोषण में 
किसी प्रकार की त्रुटि पाई जायेगी तो नियुक्ति पदाधिकारी द्वारा पृच्छा प्राप्त कर इनकी सेवा समाप्त कर दी 
जायेगी । इस संबंध में श्री पंकज कुमार को योगदान के समय वर्णित अनुदेश के अनुरूप एक घोषणा पत्र भी 
कार्यपालक अभियन्ता के समक्ष प्रस्तुत करना होगा , जिसे कार्यपालक अभियन्ता श्री पंकज कुमार की सेवा पुस्तिका में 
दर्ज कर सुरक्षित रखेगे । 

6. गलत तथ्यों अथवा कागजातों के आधार पर नियुक्ति होने की सूचना अगर बाद में प्राप्त होती है तो 
किसी भी समय कारण पृच्छा नोटिस देते हुए उनकी सेवा समाप्त कर दी जायेगी । 

7. तिलक दहेज नहीं लेने और न देने संबंधी एक घोषणा पत्र भी नियुक्ति किये जा रहे व्यक्ति कार्यपालक 
अभियन्ता के समक्ष प्रस्तुत करना होगा । 

8. यह नियुक्ति रोस्टर व्यवस्था के आरक्षित बिन्दु के विरूद्ध पड़ता है तो उसे अग्रणीत कर लिया जायेगा । 

9. इन्हें छ: माह के अन्दर कम्प्युटर टाईपिंग का ज्ञान आवश्यक है अन्यथा इनकी नियुक्ति समाप्ति हेतु 
कारवाई की जायेगी । 

10. योगदान करने हेतु श्री पंकज कुमार को यात्रा भत्ता देय नहीं होगा । 

11. वित विभाग के संकल्प संख्या 1964 दिनांक 31.08.05 में निहित अंशदायी पेंशन योजना संबंधी 
प्रावधान लागू होगें । 

आदेश से , 
एन0 पासवान, मुख्य अभियन्ता ( उत्तर) । 


24 मई 2013 
सं ० स्था0-3( बी ) विविध -3 / 13-841 — सरकार के अवर सचिव, लघु सिंचाई विभाग, बिहार, पटना का 
पत्रांक -1661 दिनांक 02.04.07 में निहित सरकार के आदेश के अनुपालन में स्व 0 राज किशोर सिंह भूतपूर्व जीप 
चालक नलकूप प्रमण्डल दरभंगा के आश्रित पुत्र श्री राकेश कुमार सिंह को नलकूप प्रमंडल सीतामढी के अन्तर्गत 
पदचर के रिक्त पद पर अस्थायी रूप से वेतनमान 5200-20200 ग्रेड पे 0 1800 रूपये तथा सरकार द्वारा 
समय - समय पर स्वीकृत अन्य भत्तों के साथ अनुकम्पा के आधार पर औपबधिक रूप से नियुक्त किया जाता है , 
जिसे बिना कारण बताये रद्द किया जा सकता है । 

2. श्री राकेश कुमार सिंह पत्र प्रप्ति के 15 दिनों के अन्दर निश्चित रूप से अपने नव नियुक्त पद पर 
योगदान देंगे । योगदान के समय इन्हें किसी असैनिक शल्य चिकित्सक / जिला चिकित्सा पदाधिकारी द्वारा प्रदत्त 
स्वास्थता प्रमाण - पत्र, आय प्रमाण - पत्र, विवाह में तिलक दहेज का लेन - देन नहीं करना, न्यायालय में सजा प्राप्ति 
नहीं होने, न्यायालय में फौजदारी मुकदमा लम्बित नहीं रहने तथा स्व 0 राज किशोर सिंह के परिवार के आश्रित 
सदस्यों का भरण - पोषण करने संबंधी अद्यतन शपथ - पत्र आदि मूल कागजात कार्यपालक अभियन्ता नलकूप प्रमंडल 
सीतामढी के समक्ष प्रस्तुत करना होगा, जिसकी जाँच कार्यपालक अभियन्ता करेगे तथा इसे सही पाये जाने पर ही 
योगदान स्वीकत किया जायेगा । 

3. शैक्षणिक योग्यता प्रमाण - पत्र , मृत्यु प्रमाण - पत्र / जिला अनुकम्पा समिति द्वारा अनुशंसित पत्र का 
सत्यापन कार्यपालक अभियन्ता द्वारा कर ली जायेगी । 

4. कार्मिक एवं प्रशसनिक सुधार विभाग का परिपत्र संख्या -13293 दिनांक 05.10.91 का कंडिका -1 ( ख ) के 
अनुसार मृत सरकारी सेवक की नियुक्ति स्वीकृति पद के विरूद्ध विधिवत की गई थी , का सत्यापन कार्यपालक 
अभियन्ता द्वारा कर ली जायेगी । 

5. कार्मिक एवं प्रशसनिक सुधार विभाग का परिपत्र संख्या -13293 दिनांक 05.10.91 की कंडिका -7 के 
अनुसार नियुक्त किये जा रहे व्यक्ति के विरूद्ध यदि मृतक सरकारी सेवक के आश्रित परिवार के भरण - पोषण में 
किसी प्रकार की त्रुटि पाई जायेगी तो नियुक्ति पदाधिकारी द्वारा पृच्छा प्राप्त कर इनकी सेवा समाप्त कर दी 
जायेगी । इस संबंध में श्री राकेश कुमार सिंह को योगदान के समय वर्णित अनुदेश के अनुरूप एक घोषणा पत्र भी 
कार्यपालक अभियन्ता के समक्ष प्रस्तुत करना होगा , जिसे कार्यपालक अभियन्ता श्री राकेश 

कुमार 

सिंह 
की सेवा पुस्तिका में दर्ज कर सुरक्षित रखेगे । 

6. गलत तथ्यों अथवा कागजातों के आधार पर नियुक्ति होने की सूचना अगर बाद में प्राप्त होती है तो 
किसी भी समय कारण पृच्छा नोटिस देते हुए उनकी सेवा समाप्त कर दी जायेगी । 

7. तिलक दहेज नहीं लेने और न देने संबंधी एक घोषणा पत्र भी नियुक्ति किये जा रहे व्यक्ति कार्यपालक 
अभियन्ता के समक्ष प्रस्तुत करना होगा । 


10 


बिहार गजट , 26 जून 2013 


8. यह नियुक्ति रोस्टर व्यवस्था के आरक्षित बिन्दु के विरूद्ध पड़ता है तो उसे अग्रणीत कर लिया जायेगा । 
9. योगदान करने हेतु श्री राकेश कुमार सिंह को यात्रा भत्ता देय नहीं होगा । 
10 वित विभाग के संकल्प संख्या 1964 दिनांक 31.08.05 में निहित अंशदायी पेंशन योजना संबंधी प्रावधान 


लागू 


होगें । 


आदेश से , 
एन 0 पासवान, मुख्य अभियन्ता ( उत्तर) । 


अधीक्षक , 

सचिवालय मुद्रणालय , 
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट, 14-571 +50 - डी ० टी ० पी । 

Website: http://egazette.bih.nic.in 


बिहार गजट, 26 जून 2013 


11 


भाग-9 ( ख ) 
निविदा सूचनाएं , परिवहन सूचनाएं , न्यायालय सूचनाएं 

और सर्वसाधारण सूचनाएं इत्यादि । 


सूचना 


No.1134- I, Aparna kumari , W / o- Pankaj Mahto , Resident of at Faudar Basti, Po + Ps 
Thakurganj, Dist-Kishanganj have changed my name as Aparna Pankaj Mahto for all purpose under 
the oath taken by the notary public , Kishanganj vide affidavit no.1287/ 10-01-2013 . 


APARNA KUMARI. 


अधीक्षक, 


सचिवालय मुद्रणालय , 
बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट , 14-571 + 20 - डी 0 टी 0 पी 0 । 

Website: http://egazette.bih.nic.in 


12 


बिहार गजट , 26 जून 2013 


बिहार गजट 


का 


पूरक ( अ 0 ) 
प्राधिकारी द्वारा प्रकाशित 


पर्यावरण एवं वन विभाग 


अधिसूचना 

17 जून 2013 
सं ० बि ० व ० से ०( स्था ०) -04 / 09-2156 / प० व ० – श्री संजय कुमार, बि ० व० से ०, तत्कालीन वन प्रमंडल पदाधिकारी, मोतिहारी वन 
प्रमंडल, मोतिहारी (पू० च०) को अनुशासनहीनता, कर्तव्यों में लापरवाही अनाधिकृत रूप से मुख्यालय से अनुपस्थिति, वृक्षो के अवैध पातन , 
अवैध आरा मिलों के संचालन के संलिप्तता आदि आरोपों के कारण विभागीय अधिसूचना संख्या 607 दिनांक 05.03.2010 द्वारा उन्हें तत्काल 
प्रभाव से निलंबित कर उनके विरूद्ध विभागीय ज्ञापांक 2384, दिनांक 19.08.2011 द्वारा विभागीय कार्यवाही प्रारंभ की गयी थी । 

श्री संजय कुमार, बि ० व ० से ०, तत्कालीन वन प्रमंडल पदाधिकारी, मोतिहारी वन प्रमंडल, मोतिहारी (पू ० च ०) द्वारा समर्पित अभ्यावेदन 
पर समीक्षोपरांत विभागीय कार्यवाही पर प्रतिकुल प्रभाव डाले बिना श्री कुमार को विभागीय अधिसूचना संख्या 967, दिनांक 30.03.2012 द्वारा 
तत्कालिक प्रभाव से निलंबन से मुक्त किया गया तथा निलंबन अवधि के संबंध में आदेश विभागीय कार्यवाही के बाद निष्पादन किया जायेगा । 

मुख्य वन संरक्षक ( संयुक्त वन प्रबंधन ), बिहार, पटना (तत्कालीन जाँच पदाधिकारी - सह -निदेशक पारिस्थितिकी एवं पर्यावरण , पटना 
के पत्रांक 14, दिनांक 07.05.2013) द्वारा उपलब्ध करायी गयी जाँच प्रतिवेदन के समीक्षोपरांत आरोप प्रमाणित होने के फलस्वरूप श्री संजय 
कुमार, बि ० व ० से०, तत्कालीन वन प्रमंडल पदाधिकारी, मोतिहारी वन प्रमंडल, मोतिहारी (पू ० च ०) को निम्नांकित दण्ड दिया जाता है : 

इन्हें वर्ष 2010 की चारित्री में निन्दन की सजा । 
ii . एक वेतन वृद्धि को असंचयात्मक प्रभाव से रोकने की सजा । 
iii . बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण नियंत्रण एवं अपील) नियमावली -2005, के नियम 10 (1) के आलोक में निलंबन अवधि 
में इन्हें जीवन निर्वाह भत्ता के अतिरिक्त और कुछ देय नहीं होगा । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से . 
सुधीर कुमार सिंह, संयुक्त सचिव । 


i . 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 
बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट , 

14-571 + 10 - डी 0 टी 0 पी 0 । 
Website : http://egazette.bih.nic.in 


